“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 


पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग /09/2013-2015. 


30-05-2001.” 
छत्तीसगढ़ राजपत्र 
(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 
क्रमांक 102] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 14 मार्च 2024 --- फाल्गुन 24, शक 1945 


कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ 
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर 


रायपुर, दिनांक 14 मार्च 2024 
अधिसूचना 

फा. क्र - 09/चार/2024/2012. - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 क, साधारण खंड अधिनियम, 
1897 की धारा 21, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 5 एवं 10 के साथ पठित, भारत के संविधान के अनुच्छेद- 
324 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस ओर से आयोग को समर्थकारी बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा निर्वाचन प्रतीक ( आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 में किये गये संशोधन संबंधी जारी 
अधिसूचना संख्या 56/24/2024 / पीपीएस - ॥, दिनांक 11 मार्च, 2024 को एतहूवारा सर्व-साधारण की जानकारी हेतु 
प्रकाशित की जाती है। 

हस्ता/- 


(रीना बाबासाहेब कंगाले) 
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी. 


203 


204 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2024 


भारत निर्वाचन आयोग 
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्‍ली - 110001 


नई दिल्ली, दिनांक 11 मार्च, 20204----21 फाल्गुन, 1945 (शक) 
अधिसूचना 


सं. 56/24/2024/पीपीएस- ॥. - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क, साधारण खंड अधिनियम, 
1897 की धारा 21, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 5 एवं 10 के साथ पठित, भारत के संविधान के अनुच्छेद- 
324 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस ओर से आयोग को समर्थकारी बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
भारत निर्वाचन आयोग एतहूवारा निर्वाचन प्रतीक ( आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 को और आगे संशोधित करने के 
लिए निम्नलिखित आदेश बनाता है, नामत:- 


1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण 
i इस आदेश को निर्वाचन प्रतीक ( आरक्षण और आबंटन) (संशोधन) आदेश, 2024 कहा जाएगा। 
ii. यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा | 


2, पैराग्राफ- 1 (2) का संशोधन 


निर्वाचन प्रतीक ( आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के मौजूदा पैराग्राफ 1 (2) को निम्नलिखित के 
द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा.- 


1 (2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और यह सभी संसदीय और विधानसभा निर्वाचन-द्षेत्रों के 
निर्वाचन के संबंध में लागू होता है। 


3. पैराग्राफ - 2 (1) Mo संशोधन 


निर्वाचन प्रतीक ( आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के मौजूदा पैराग्राफ 2 (1) (झ) को 
निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा. - 


2 (1) (झ) "राज्य" में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, संघ राज्यक्षेत्र पुडुचेरी एवं संघ राज्यक्षेत्र जम्मू 
और कश्मीर सम्मिलित हैं; 


4. पैराग्राफ - 2 (1) (अज) का संशोधन - 2 (1) (अज) का संशोधन 


निर्वाचन प्रतीक ( आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के मौजूदा पैराग्राफ 2 (1) (जज) को 
निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा.- 

2 (1) (जज) "संघ राज्यक्षेत्र" से तात्पर्य राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, संघ राज्यक्षेत्र पुड्चेरी एवं संघ 
राज्यक्षेत्र जम्मू और कश्मीर के अतिरिक्त अन्य संघ राज्यक्षेत्र हैं; तथा 


आदेश से, 
हस्ता./- 


(जयदेब लाहिड़ी) 
सचिव. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2024 204 (1) 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001 


New Delhi, Dated 11th March, 2024 —— 21 Phalguna, 1945 (Saka) 
NOTIFICATION 


No. 56/24/2024/PPS-II .- In exercise of the powers conferred by Article 324 of the Constitution of India 
read with section 29A of the Representation of the People Act, 1951, section 21 of the General Clauses Act, 
1897, Rules 5 and 10 of the Conduct of Elections Rules, 1961, and all other powers enabling the Commission in 
this behalf, the Election Commission of India hereby makes the following Order to further amend the Election 
Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, namely: - 


1. Short Title and Commencement 


i. This Order shall be called the Election Symbols (Reservation and Allotment) 
(Amendment) Order, 2024. 


ul. It shall come into force with immediate effect. 


2. Amendment of Paragraph- 1 (2) 


The existing Paragraph-1 (2) of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 
1968 shall be substituted as follows: - 


1 (2) It extends to the whole of India and applies in relation to elections in all Parliamentary 
and Assembly Constituencies. 


3. Amendment of Paragraph- 2 (1) (i) 


The existing Paragraph-2 (1) (i) of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 
1968 shall be substituted as follows: - 


2 (1) (i) "State" includes the National Capital Territory of Delhi, the Union Territory of 
Puducherry and the Union Territory of Jammu & Kashmir; 


4. Amendment of Paragraph- 2 (1) (jj) 


The existing Paragraph-2 (1) (jj) of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 
1968 shall be substituted as follows: - 


2 (1) (jj) "Union Territory" means Union Territory other than the National Capital Territory 
of Delhi, the Union Territory of Puducherry and the Union Territory of Jammu & Kashmir; 


By Order, 
Sd/- 


(Jaydeb Lahiri) 
Secretary. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2024. 


